PART 1 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 7, 1989 (PHGN. 16, 1910 SAKA) 


297 


राजस्व विभाग 
युद्ध जागीर 


दिनांक 21 फरवरी, 1989 


से खरीफ , 


, 


क्रमांक 21- ज-( 2)-89/4795.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1943 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें प्राज नक संशोधन किया . गया है) की धारा ( ए )( ए ) तथा ( 3)( 1 ए ) के अनुसार सौंपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमति हरवाई , विधवा भान सिंह , गांव ढाणा, तहसील 
पजिला महेन्द्रगढ़ को खरीफ , 1973 

1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

क्रमांक 20- ज- ( 1 ) -89/ 4799. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें अाज तक मंगोवन किया गया है ) की धार 2( ९ ) ( ए) तथा 3 (1 ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमति ज्वाला देवी , विधवा श्री मुख्त्यार सिंह, गांव भोण्डसी, तहसील 
सोहना, जिला गुडगांवा को रबी , 1969 से रबी , 1970 तक 100 रुपये खरीफ , 1970 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये 
वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपए वार्षिक सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1516-ज-(1).89/4807. पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए )(ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंप 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सुनहरा लाल , पुत्र श्री नेकी राम , गांव पुठी , तहसील गोहाना , 
जिला सोनीपत, को रबी , 1974 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

राज कुमार अरोड़ा , 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
HEALTH DEPARTMENT 

The 17th February , 1989 
No. 46/ 35/ 87-5HB- II. - The Governor of Haryana is pleased to constitute the State Cancer 
Control Board in Haryana State under the Chairmanship of Hon ble Health Minister. The Board 
will consist of the following members : 
1. Commissioner and Sec ; etary to Government, Haryana , Health 

Director 
Department. 
2. Director- Principal Medical College, Rohtak 

Member Secretary 
3. Director , Health Services, Haryana 

Member 
4. Head of Medicine Department 

Do 
5. Head of Gynaecology Department 

Do 
6. Head of Surgery 

Do 
7. Head of Radiotherapy Department 

Do 
8. Head of Pathalogy Department 

Do 
9. Head of Radio - Diagnosis Department 

Do 
10. Head of Chest Diseases Department 

Do 
The Board will meet at such time and date as may be fixed by the Chaiſman , The Member 
Secreta :y will pursue and prepare the agenda and proceedings for the meetings under the guidance 
of the Chairman and convene the meeting of the Board after obtaining the order of the Chairman 
in this behalf and will be responsible for the circulation of the agenda among the members. 

The Official members will draw TAIDA in connection with meetings of the Board from 
the source from which they draw their pay and allowances. 
Functions 

The Board will review the progress of National Prog amne for Prevention of Cancer Con 
trol in the State and a lvise way , ani means to implement the programme effectively. 

RAGHBIR SINGH , 
Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Health Department. 


. 


